HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 15,2022 (SYST. 25,1944 SAKA) 623 


हरियाणा सरकार 
जेल विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 15 जून, 2022 
संख्या का०्आ० 59 / ह०-अ० 15/ 2022 / धा० 2/2022.-- हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 2022 
(2022 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, 
जेल विभाग, अधिसूचना संख्या का०ग्आ० 63/ ह०आअ० 28/1988 /धा० 3 तथा 4/2007, दिनांक 30 जुलाई, 2007 के 
अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सम्बद्ध मण्डल आयुक्त को Vad अधिनियम की धारा 3, धारा 4 तथा धारा 6 
की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, जहां सिद्धदोष बंदी को सात 
वर्ष से अधिक कारावास की सजा दी गई है। 


हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आगे सम्बद्ध जिले के जिला मजिस्ट्रेट को उक्त अधिनियम की धारा 3, धारा 4 
तथा धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, जहां सिद्धदोष 
बंदी को सात वर्ष तक की कारावास की सजा दी गई है। 

हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आगे सम्बन्धित अधीक्षक जेल को var अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 की 
उपधारा (2) तथा (५) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित करते है। 


राजीव अरोड़ा, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
जेल विभाग | 


624 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 15,2022 (SYST. 25,1944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
JAILS DEPARTMENT 
Notification 
The 15th June, 2022 


No. S.O. 59/H.A. 15/2022/S. 2/2022.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of 
section 2 of the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 2022 (15 of 2022) and in suppression of 
the Haryana Government, Jails Department, notification No. 8.0. 63/H.A. 28/1988/Ss. 3 and 4/2007, dated the 
30th July, 2007, the Governor of Haryana hereby notifies the Divisional Commissioner concerned to exercise the 
powers of the competent authority under section 3, section 4 and sub-section (3) of section 6 of the said Act where the 
convicted prisoner has been sentenced for more than seven years of imprisonment. 


The Governor of Haryana hereby further notifies the District Magistrate of concerned district to exercise the 
powers of the competent authority under section 3, section 4 and sub-section (3) of section 6 of the said Act where the 
convicted prisoner has been sentenced for imprisonment upto seven years. 


The Governor of Haryana hereby further notifies the Superintendent Jail concerned to exercise the powers of 
the competent authority under section 5, sub-sections (2) and (4) of section 6 of the said Act. 


RAJEEV ARORA, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Jails Department. 


9691—L.R.—H.G_P., Pkl. 


